सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 वैशाख , 19 3 8 ( श०) 


संख्या 47 5 राँची, मंगलवार , 


10 मई, 20 16 ( ई० 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

27 अप्रैल , 2 0 16 
संख्या -13 / वरीय नि० सं० -01/ 2016 का० - 3400 -- श्री गिरीश चन्द्र सिन्हा , जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश-I, सरायकेला . खरसावाँ को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्त ) नियमावली , 2001 के नियम - 7( a ) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से रू0 500/- (पाँच सौ रूपये 
मात्र ) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 
2. श्री सिन्हा , की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर , 2012 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० /-) अस्पष्ट, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 475 – 50 | 


